रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/97 


REGD . NO . D. L.-33004/97 


मयमाजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- 


... 





भाग II - खण्ड 3 - उप - खण (11) 
PARTILL- Section 3 - Sub -section (ii) 


... 


2102 


. ... 


. 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं० 566 ] 
No. 566 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 3, 1997 / आश्विन 11, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY,OCTOBER 3 , 1997 /ASVINA 11 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अक्तूबर , 1997 
का . आ . 698( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को 
अनुमोदित करती है और नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजनाओं या स्कीम तथा उनकी प्राक्कलित लागत विनिदिष्ट करती है और 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की यह अधिकतम रकम, जो उक्त धारा 35 के ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट 
करती है । 

सारणी 
क्रम संख्या संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम तथा उसकी अनुमानित धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती 
लागत 

के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली 
लागत की अधिकतम रकम 


1 


2 


3 


1400 . 00 लाख रुपये 


1. माता अमृतान्दमयी चैरिटेबल ट्रस्ट , 

अमृतापुरी डाकघर, कोल्लम जिला, 
केरल 690525 
माता लक्ष्मी रोटेरी चैरिटेबल सोसायटी स्टेशन 
रोड, आदिपुर ( कच्छ ) - 370205 गुजरात । 


2 . 


सम्पूर्ण भारत में पांच हजार " अमृता कुटीरम " 
आवासों का निर्माण एवं भूमि विकास, अनुमानित 
लागत 1400.00 लाख रुपये 
गुजरात, कच्छ, आदिपुर में विकलांग बच्चों के 
पुनर्वास/ व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु भवन का 
निर्माण, उपकरण खरीदना तथा विद्यालय को 
चलाना अनुमानित लागत 34 .00 लाख रु . 


15.00 लाख रुपये की कार्पस 
निधि और 19.00 लाख रुपये । 


- 


- 


- 


2514 GI/ 97 - 1 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 3( ii )] 


3 


1 2 
3. महाराष्ट्र में एसोसिएशन फार वेलफेयर महाराष्ट्र, मुम्बई में मानसिक रूप से विकलांग 80. 00 लाख रुपये की कापर्स निधि 

आफ पर्सस विद मेंटल रिकप, टर्नर बचों हेतु उपचार केन्द्र के खर्चे चलाना, अनुमानित और 30 लाख रुपये 
मोरीशन हाऊस, 16 बैंक स्ट्रीट, 

लागत 110 लाख रुपये । 
मुम्बई - 400023. 
4. एस. ए. आर. सी . संगठन 

निम्न की स्थापना एवं चलाना : 
( सोशल एकान फार रूरल डेवलपमेंट ( क ) मैसूर में लिफाफा बनाने का प्रशिक्षण सह 34. 40 लाख रुपये 
आर्गेनाईजेशन ) एल -1, 322/ए , उत्पादन ईकाई, 
पांचवा क्रास, शारदा देवी नगर , 

( ख ) मैसूर , जनता नगर में निकीता कान्वेंट विद्यालय, 
मैसूर- 570023 

( ग) मैसूर में अभ्यास लेख पुस्तिका बनाने हेतु प्रशिक्षण 
सह - उत्पादन ईकाई तथा 
( प ) मैसूर में वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण सह - उत्पादन ईकाई 

अनुमानित लागत 34 .80 लाख रुपये । 
5. चिरामाबीन ग्राम - परवक्षी, डाकमर- बक्षी , पश्चिम बंगाल, जिला हावड़ा आमटा II खंड में 10 . 50 लाख रु . 
जिला - हापड़ा, पश्चिम बंगाल । 

ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना का चलाना 

अनुमानित लागत 11.82 लाख रु. । 
6. एम . आर. मोरारका जी सी सी सरल रिसर्च । राजस्थान के सन्मान, सीकर तथा चुरु जिलों सहित 207. 65 लाख रुपये 

फाउंडेशन, चार्ट बैंक बिल्डिंग, द्वितीय तल , शेखावटी क्षेत्र तथा सन्मान जिले के भवलगढ़ खंड में 
एम. जी. रोड , फोर्ट , मुम्बई - 400001 ग्रामीण विकास परियोजनाएं , अनुमानित लागत 

309.65 लाख रुपये । 
7. नोत्तम लाल भाई विकास निधि, आनंद जी गुजरात के साबरकंठा, सुरेन्द्र नगर तथा पंचमहल जिलों 82.60 लाख रुपये 

कल्पाण जी ब्लॉक , असारवा रेलवे स्टेशन के के खेदबहमा, डारलुनावाडा लिम्बरी, बडगम्दा प्रखंमें 
निकट, नोराग मार्ग, अहमदाबाद - 25 के गांवों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक 

आर्थिक विकास परियोजनाएं, अनुमानित लागत 

476. 88 लाख रुपये । 
8. ग्लोबल हास्पीटल एवं रिसर्च सेन्टर, 102, राजस्थान, सिरोही जिला माऊंट आबू में अस्पताल का 500 लाख रुपये की कार्पस निधि 
ओम शालि , 48 स्वास्तिक सोसायटी, एन. एस . निर्माण एवं चलाना । अनुमानित लागत 

और 61.27 लाख रु. 
मार्ग सं. 3, विले पार्ले ( पश्चिम) मुम्बई - 40003 1000.00 लाख रुपये । 
9. इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन , मारा - यून. एन. भारतीय रेल के रेलमार्ग पर सम्पूर्ण भारत में चलता - 192.51 लाख रु. 

पी . रवीना मैन्शन, दानिशा वाछा रोड , फिरता अस्पताल, " लाईफ लाइन एक्सप्रेस " का 
मुम्बई- 400020. 

संघलान, अनुमानित लागत 192. 52 लाख रुपये । 
10. द सोसायटी फार द रिहबलिटेशन ऑफ क्रिवल्ड महाराष्ट्र , मुम्बई में विकलांग बच्चों के रोग का पता 400. 00 लाख रुपये 

पिल्लेम, विलिंगडम स्पोर्टस क्लब के सामने, बलमा, उपचार तथा पुनर्वास के लिए बच्चों के हररी 
हाजी अली पार्क , कलर्क रोड, महालक्ष्मी, रोग अस्पताल के लिए उपकरण, साज सजा एवं उसे 
मुम्बई- 400034. 

चलाना । अनुमानित लागत 400.00 लाख रुपये । 
सोसियो इकोनामिक डेवलपमेंट कारपोरेशन महाराष्ट्र जिला- परभणी में केरवाडी तथा आसपास के 24. 27 लाख रु . 
( ट्रस्ट ), डाकपर- केरवाडी, तालुक -पालम गांवों में अनाथ बच्चों के लिए " ड्रीमलैंड " आवास 
जिला- परभणी, महाराष्ट्र - 431720. 

अनुमानत लागत 59 .57 लाख रुपये । 


11. 


( TT II - 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


V 


. 


12. नवसारी लायन्स सार्वजनिक रिटेबल ट्रस्ट, गुजरात, नवसारी में मणिलाल रिखाबचंद कोठारी 156.80 लाख रु. 

आशापुरी रोड, दुधिया तालान नवसारी, लायन्स आर्थोपेडिक अस्पताल के लिए उपकरण 
KK1 –396445 

खरीदमा और उसे चलाना । अनुमानित लागत 

156.80 Mrd ved 
2 . 46 

ruft ufufra Fift furmat frutu 1998 - 99, 1999 - 2000 740 2000 - 2001 # HAPA 
में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ 7 . 10432 / 9 . H .- . It . 95 / 97 ] 

पी . के . सहगल, उप सचिव 


1 


4 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

Now Dolhi, the 3rd October, 1997 
S .O . 698 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - soction (1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), the Central Governmont, on the rocommendations of the National 
Committoo , horoby approves the institutions specified in column (2 ) of the Table below and spociflos the eligible projects or 
schomes and the ostimated cost thereof us montioned in column (3 ) of the said Table and also specified in the column (4 ) of 
the said Table , the maximum annount of such cost which may be allowed as doduction under said section 35AC . 

TABLE 
Serial Name of the Institutions 

Project or scheme and estimated cost Maximum amount of cost 
number theroof 

to be allowed as doduction 

under section 3SAC 

3 
1. Mata Amritanandamayi Charitable Development of land and construction of Rs. 1400 .00 lakhs 

Trust, Amritapuri P. O ., Kollam District, 5000 houses- " Amrita Kuteeram " all over 
Kerala -690525. 

India ; likely to cost Rs. 14 . 00 lakhs. 
Mata Lachmi Rotary Charitablo Construction of building, purchase of Rs. 19 . 00 lakhs plus a 
Society , Station Road, Adipur, equipments and running of school for corpus fund of 
Kutch -370205, Gujarat, 

vocational training / rehabilitation of hoaring Rs. 15.00 lakhs. 
handicappod children at Adipur, Kutch , 

Gujarat; likely to cost Rs. 34 .00 lakhs. 
3 . Asgociation for the Welfare of Expenses for running of clinics for montally Rs. 30 . 00 lakhs plus a corpus 
Persons with a Montal Handicap in handicapped children Mumbai, 

fund of Rs. 80 .00 lakhs. 
Maharashtra , Tumor Morrison House, Maharashtra ; likely to cost Rs. 110 . 00 lakhs . 
16 , Bank Stroet, Mumbai-400023 . 
ŞARD Organisation (Social Action for Setting up and running of - 

Rs. 34 . 80 lakhs. 
the Rural Development Organisation ), (a ) training -cum -Production Unit for 
L - 1, 322 / A , 5th Cross , Sharda Dovi making of Envelopes at Mysore; 
Nagar, Mysore-570023 . 

(6 ) Nikitha Convent School at Janatha 

Nagar, Mysore; 
(c ) training-cum - Production Unit for making 

Exorciso Note Books at Mysoro; and 
(d ) training - cum -Production unit for 

Vormi-Compost at Mysoro , líkoly to cost 
Rs. 34.80 lakhs. 
* * * 

* * 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— SBC . 3(11)] 


3 


3 . Chiranabin , Village- Parbakshi, 

Running of Rural Health Project at Amta II Rs. 10 . 50 lakhs. 
P.O . Bakshi, District Howrah , 

Block , Howrah District, West Bengal; likely 
West Bengal 

to cost Rs. 11.82 lakhs. 
6 . M .R . Morarka - GDC Rural Research Rural Development at Nawalgarh Block of Rs. 207.65 lakhs. 

Foundation , Chartered Bank Buil Jhunjhunu District and Shokhawati Region 
dings, IInd Floor, M .G . Road , Fort, comprising Jhunjhunu , Sikar and Churu 
Mumbai- 400001. 

Districts of Rajasthan ; likely to cost 

Rs . 309.65 lakhs. 
7 . Narottam Lalbhal Development Fund , Socio - economic development programmes Rs. 82 .60 lakhs . 

Anandji Kalyanji Blocks, Noar Agarwa for weakor sections of the society at 
Railway Station , Naroda Road , 

Villages of Khedbrahma, Idar, Lunawada, 
Ahmedabad - 25 . 

Limbdl, Vadgamda blocks of Sabarkantha, 
Surendranagar and Panchmahal Districts 

of Gujarat; likely to cost Rs. 476 .88 lakhs. 
8 . Global Hospital & Research Centro, Construction and running of hospital at Rs. 61.27 lakhs plus a 

102, Om Shanti , 48 , Swastik Society, Mount Abu , District Sirohi, Rajasthan ; corpus fund of 
N .S . Road No . 3, Vile Parlo (W ), likely to cost Rs. 1000 .00 lakhs. 

Rs. 500 . 00 lakhs. 
Mumbai-400003. 
9 . Impact India Foundation , Clo UNDP Runing of Lifeline Express - the hospitals Rs. 192.52 lakhs. 

Ravindra Mansion , Dinsha Vachha on whools all over India on rail track of 
Road, Mumbai-400020 . 

Indian Railways; likely to cost 

Rs. 192 .52 lakhs. 
10 . " The Society for the Rohabilitation Purchase of equipments for children s Rs. 400 .00 lakhs. 
of Crippled Children , Opposite 

orthopaedic hospital, furnishing and running 
Willingdon Sports Club , Hajiali Park , of said hospital for diagnosis, treatment 
Clerk Road , Mahaluxmi, 

and rehabilitation of handicapped children at 
Mumbai-400034 . 

Mumbai, Maharashtra; likely to cost 

Rs. 400 .00 lakhs. 
11 . Socio - economic Development 

Homo for the Orphan children Droamland Rs. 24.27 lakhs. 
Corporation ( Trust), Post Kerwadi, at Kerwadi and surrounding villages in 
Taluk - Palam , District Parbhani, 

District Parbhani, Maharashtra; likely 
Maharashtra- 431720 . 

to cost Rs. 59.57 lakhs. 
12 . Navsari Lions Sarvajanik Charitable Purchase of equipments for Manilal 

Rs. 156 .80 lakhs . 
Trust, Ashapuri Road, Dudhia Talav, Rikhavchand Kothari Lions Orthopaedic 
Navsari , Gujarat - 396445. 

and General Hospital and running of sald 
hospital at Navsari, Gujarat ; likely to cost 

Rs. 156 .80 lakhs, 
2 "This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessmont years 1998 - 99 , 1999- 2000 
and 2000 -2001 in respect of all projects or schemes mentioned in the notification . 

[No. 10432/F . No. NC - 95 /97 ] 
V . K . SEHGAL , Deputy Secy , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1997 
का . आ . 699 ( म ) . - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर , नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कम्पनी 
को अनुमोदित करती है और नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजनाओं या स्कीम तथा उनकी प्राक्कलित लागत विनिर्दिष्ट करती 
है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम, जो उक्त धारा 35 क न के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, 
विनिर्दिष्ट करती है । 

सारणी 
क्रम संख्या संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम तथा उसकी अनुमानित धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती 
लागत 

के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली 

लागत की अधिकतम रकम 
1. 2. 

3 . 
पजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड बजाज भवन , उत्तर प्रदेश, जिला खेरी के गोलागोकारानाथ एवं 2. 91 लाख रुपये । 
द्वितीय तल , 

पलिया कलों में पायो - गैस संयंत्र, भारत मार्क पम्प 
अमनालाल बजाज मार्ग, 

सेट लगाना, एवं पवन चक्की एवं पम्प सेटों का 
नारीमन प्वाइंट, 

रख - रखाव एवं मरम्मत, हैजा से बचाव एवं टीकाकरण 
मुम्बई - 400002. 

शिविर वृक्षारोपड़ एवं ग्रामीण विस्तार सेवाएं 

चलाना अनुमानित लागत 6.31 लाख रुपये । 
2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1998 - 99 के सम्बन्ध में एक निर्धारण वर्ष के लिये प्रवृत्त रहेंगी । 

[ सं. 10433/ फ . सं. - एन . सी . 95/ 97 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 


A . 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October, 1997 
S. 0. 699 ( E). --In exercise of the powers conferred by sub -section (i) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government, on the recommendations of the National 
Committee, hereby approves the company specified in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4 ) of 
the said Tablo , the maximum amount of such cost which may be allowed deduction under said section 35AC . 

TABLE 


Serial Name of the company 
number 


Project or scheme and estimated cost 
thereof 


Maximum amount of cost 
to be allowed as deduction 
under section 35AC 


1. Bajaj Hindustan Limited , Installation of Bio-gas Plant, 

Rs. 2. 91 lakhs . 
Bajaj Bhawan , 2nd Floor, 

India Mark Pump Set, Repair and 
Jamnalal Bajaj Marg , 

maintenance of Wind Mills and 
Narimon Point, 

Pump Sets, holding of Immunisation 
Mumbai- 400002. 

and Cholera Vaccination Camp, tree 
plantation and Rural Extenstion 
Services at Golagokarannath and Palika Kalan , 
District Kheri , Uttar Pradesh ; 

likely to cost Rs. 6. 31 lakhs. 
2. This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1998 - 99 . 

[ No. 10433/ F. No. NC - 95/97 ] 

V . K . SEHGAL, Dy . Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

- PART II - SEC. 3 (11)] 
अभिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर , 1997 
का . मा . 700 ( म ). - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खमब) के अन्तर्गत 
दिनांक 26 मई, 1995 का जारी अधिसूचना से . का . आ . 471 ( अ ) के नारा प्रम संख्या 1 में नवजीवन स्लाइड रिलीफ सेंटर ( पंजीकृत ) 2- 2/ ए, सप्तगिरि 
आश्रम , ग्राम तिरुचानूर और डाकमर-तिरुपति ग्रामीण - 517503 द्वारा आंध्रप्रदेश तिरुपति ग्रामीण के तिरुचानूर ग्राम में ( क ) अनाप एवं ग्रामीण नेत्रहीन 
बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण साज -सजा एवं संचालन, ( ख ) 50 निराश्रितों हेतु ग्रामीण वृद्ध खणकानिर्माण साज - सजा 
एवं उसका संचालन, ( ग ) ग्रामीण गरीबों एवं बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ( प ) ग्रामवासियों के लिए सामुदायिक रसोई एवं भोजनागार की 
योजना के पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996- 97 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजमा या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आपकरनियमावली, 1962 
के नियम के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है। 

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, नवजीवन स्लाइंड रिलीफ सेंटर ( पंजीकृत ) 2- 2/1 ए. सप्तगिरि आश्रम, ग्राम तिरुचानूर और डाकपर -तिरुपति ग्रामीण -517503 द्वारा 
आंध्रप्रदेश तिरुपति ग्रामीण के तिरुचानूर ग्राम में अनाथ एवं ग्रामीण नेत्रहीन बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण साज - सज्जा एवं 
संचालन, ( ख ) 50 निराश्रितों हेतु ग्रामीण वनखण्ड का निर्माण साज -सजा एवं उसका संचालन, ( ग ) ग्रामीण गरीबों एवं बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र तथा ( घ ) ग्रामवासियों के लिए सामुदायिक रसोई एवं भोजनागार की योजना को मात्र एक सौ लाख दस हजार रपये की अनुमानित लागत पर पात्र 
परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ से. 10434 / फ . से. एन . सी . 95/ 97 ] 

पी. के . सहगल, उप सचिव 
NOTIFICATION 

Now Dolhi, the 3rd October , 1997 
S .O . 700 (E ).- Whereas by notification number S .O . No. 471 (E ) datod the 26th May, 1995 issued under 
sub -soction (1 ) read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Contral 
Government, had specifiod at sorial number 1, (a ) construction , furnishing and running of free school and hostel for destituto 
and rural blind children ; (b ) construction , furnishing and running of a rural Geriatric Block for 50 destitutos; (c) primary 
health centro for rural poor and children ; and (d ) community kitchen and dining ball for inmates at Tiruchanur village , 
Tirupati Rural, Andhra Pradesh of Navjcovan Blind Relief Centre (Regd .), 2 - 21A , Saptagiri Ashram , Tiruchanur Village and 
Post Tirupati Rural - 517503 , as an eligible project or schemo for a period of throo yoars commoncing from the Assessment 
Year 1996- 97%8 

AND WHEREAS tho said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

AND WHEREAS tho National Committoo, boing satisfied that the sald projoct or schomo is being oxocutod prop 
orly, made a further recommendation under sub- rule (5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years ; 

___ NOW, THEREFORE, the Central Govemment, in exercise of the powers conferred by sub -section (i) read with 
clause ( 6 ) of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), heroby specifies the scheme or project 
of (a ) construction , furishing and running of free school and hostel for 50 dostitutos and rural blind childron ; (b ) construction , 
furnishing and running of a rural Geriatric Block for 50 destitutos; (c) primary health contro for rural poor and children ; and 
(d) community .kitchen and dining hall for inmates at Tiruchanur village, Tirupati Rural, Andhra Pradesh of Navjoovan Blind 
Relief Centre ( Regd.), 2- 21A, Saptagiri Ashram, Tiruchanur Village and Post Tirupati Rural -517503, at the estimated cost of 
rupec one hundred lakh ten thousand only as an oligiblo project or schome for a furthor poriad of threo assessmont years, 
commencing from assessment year 1999- 2000%; 

[ No. 10434/ F. No. NC-95/97 ] 

V . K. SEHGAL, Deputy Socy . 
मधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर , 1997 
का . मा . 701 ( म ) . - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खमख) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या मा . आ . 471 ( अ ) दिनांक 26 मई, 1995 के द्वारा क्रम संख्या पर क्रिश्चियन मेडिकल कालेज 
वेल्लोर एसोसिएशम क्रिश्चियन मेरिकल कालेज और हस्पताल, इदा स्कर र रोग, बेल्लोर, तमिलनाडू की वैल्लोर तमिलनार स्थित इदास्कर 
सेन्टेनरी प्रोजेक्ट 2000 के अन्तर्गत आन्तरंग रोगियों और बाहिरंग रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए धर्मस्व निधि की स्थापना की योजना को पात्र परियोजना 
या स्कीम के रूप में निर्धारण पर्ष 1995 - 96 में गरूडान माले पर्व से तीन वर्षों की भवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है ; 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 117 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

अब अतएव , केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज पैल्लोर एसोसिएशन , क्रिश्चियन मेडिकल कालेज और हस्पताल , इदा 
स्क र रोड, वैल्लौर , तमिलनाडू की वैल्लौर तमिलनाडू स्थित इदास्क रसेन्टेनरी प्रोजेक्ट 2000 के अन्तर्गत आन्तरंग रोगियों और बहिरंग रोगियों 
के मुफ्त इलाज के लिए धर्मस्व निधि की स्थापमा की योजना को एक हजार लाख रुपये की अनुमानित लागत पर योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के 
रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10435/ फ . सं. - रा. स. 95/ 97 ] 

वी. के . सहगल, उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October , 1997 
S .O . 701 (E ). — Whereas by notification number S .O .No. 471 (E ) dated the 26th May, 1995 issued under sub -soction 
(1 ) road with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961), tho Central Government, 
had specifiod at gorial number 9 , the Establishment of Endowment fund for free treatment of inpatients and out-pationts under 
Ida -scudder Contenary Project 2000 at Vellore , Tamil Nadu of Christian Medical College Vollore Association , Christian 
Medical College and Hospital, Ida Scudder Road , Vellore, Tamilnadu , as an eligible project or scheme for a period of three 
year commencing from the assossment year 1996 -97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond threo yoars; 

And whereas the National Committeo, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub- rule ( 5) of rule 1IM of the Income -tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years; 

___ Now therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause ( b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifics the scheme or project of the 
Establishment of Endowment fund for free treatmentof inpatients and out-patients under Ida-scudder Centenary Project 2000 
at Vellore, Tamil Nadu of Christian Medical Colloge Vellore Association , Christian Medical Collogo and Hospital, Ida 
Scudder Road , Vellore, Tamilnadu , at the estimated cost of rupees one thousand lakhs only as an eligible project or scheme 
for a further period of three years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

INo. 10435/ F. No. NC - 95/ 97] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy. 
भधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर , 1997 
का . मा . 702 ( म ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 

न्तर्गत जारी की गई दिनांक 10 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या सं. आ . 617 ( अ ) द्वारा क्रम संख्या 3 पर केन्द्रीय सरकार ने मनोविकास 
केन्द्र, कलकत्ता के विकलांगों हेतु पुनर्वास केन्द्र को एक पात्र परयिोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से आरंभ होने वाले तीन कर 
निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और दिनांक 27 जून, 1995 की अधिसूचना सं. सा. आ . 580 ( आ .) के द्वारा उक्त परियोजमा या स्कीम को निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से तीन वर्षों 
की अवधि के लिये अनुज्ञात लागत बदले बिना विनिर्दिष्ट किया था । 

और इस परियोजना अथवा स्कीम के छ: वर्षों से अधिक चलने की संभावना है , 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 11 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्षकिसी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है । 

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केवल चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मनोविकास केन्द्र कलकत्ता के विकलांगों हेतु 
पुनर्वास केन्द्र की स्कीम या परियोजना को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1999 -2000 से आरंभ होने वाले आगे के तीन 
निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10436/ फ . सं.- रा. स. 95/ 97 ] 

वी . के . सहगल , उप - सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3 (ii )] 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October, 1997 
S . 0 . 702 ( E ).- - Whereas by notification number S. O . No. 617 ( E) dated the 10th August, 1992 issued under sub 
section ( 1) read with clause ( b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central 
Government, had specifiod at serial number 3, the rehabilitation centre for handicapped of Manovikas Kondra , Calcutta as an 
eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1993 -94 ; 

___ And Whereas by notification number S . 0 . 580 ( E) dated the 27th June , 1995 , the said project or scheme was speci 
fied as an eligible project or scheme without change in the approved cost for a further period of three years commencing from 
the assessment year 1996 - 97; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Incomo-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years; 

Now therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause ( 6 ) 
of Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of the 
rehabilitation centre for handicapped ofManoviksas Kendra , Calcutta, at the estimate cost of rupees four crores only as an 
eligible project or scheme for a further period of thrco assessmont years commencing from assessment year 1997 - 98 . 

[ No. 10436/ F. No. NC - 95/ 97 ] 

V. K. SEHGAL , Dy. Socy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर , 1997 
का . आ . 703 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ,ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड( ख ) के 
अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त, 1994 को सां . आ . 611 ( अ ) के तहत जारी अधिसचना के द्वारा अर्पण रिसर्च प 
हरियाणा का हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में व्यापक ३ स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख और सामाजिक , आर्थिक एकीकृत कार्यक्रम को पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उप धारा 
( 1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्पण रिसर्च एवं चेरिटीस ट्रस्ट, मधुबन, करनाल 132037 , हरियाणा का हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में व्यापक 
३ स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख और सामाजिक आर्थिक एकीकृत कार्यक्रम की योजना को मात्र एक सौ बीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र 
परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 - 1999 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10437/ फा . सं. - एन . सी. 95 / 97 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October, 1997 
S .O . 703 (E ). — Whereas by notification number S .O . No. 611 (E ) dated the 23rd August, 1994 issued under sub 
section ( 1 ) read with clause ( b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central 
Government , had specified at serial number 8, the Comprehensive 3- tier rural health care and socio - economic integrated 
programme in Haryana and Himachal Pradesh of Arpana Research and Charities Trust, Madhuban , Karnal-132037 (Haryana ) 
as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1995 - 96 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committoe being satisfied that the said project or schemo is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule (5) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of thrco years ; 

Now therefore, the CentralGovernment, in exorcise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b ) 
of Explanation to sextion 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of the 
comprehensive 3 - tior rural health care and socio - economic integrated programme in Haryana and Himachal Pradesh of 
Arpana Rescarch and Charities Trust, Madhuban , Karnal- 132037 (Haryana ), at the estimated cost of rupees one hundred 
twenty lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessmentyear 1998 - 99 . 

[ No. 10437/ F. No . NC - 95 /97] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy. 


[ भाग II -- खण्ड 3(ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर , 1997 
( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत आरी की गई दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं. सा. आ . 193( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम संख्या 2 पर तालोजा सार्वजनिक 
बहिष्प्रवाह उपचार संयंत्र सहकारी समिति लिमिटेड, पी - 24 , एम. आई. डी . सी . तालोजा, तालुका - परवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र की रामगढ़ महाराष्ट्र पी -24 , 
एम . आई. डी . सी . इंडस्ट्रीयल एरिया तालोजा में सार्वजनिक बहिष्णप्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित करने को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर 
निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों के बाद भी चलने की सम्भावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो आने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 113 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे एक और वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा अनुमोदित लागत 
को एक सौ छत्तीस लाख रुपये से एक सौ पचहत्तर लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मात्र एक सौ पचहत्तर लाख रुपये की अनुमानित लागत पर तालोजा सार्वजनिक बहिष्प्रवाह उपचार 
संयंत्र सहकारी समिति लिमिटेड , पी - 24, एम . आई. डी . सी . तालोजा, तालुका - पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र की पी -24, एम. आई. डी . सी . औद्योगिक क्षेत्र , 
तालोजा, जिला - रायगढ़, महाराष्ट्र में सार्वजनिक बहिष्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित करने की परियोजना या स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में एक और निर्धारण वर्ष अर्थात कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10438 / फा . सं . - रा. स. 95/ 97 ] 

वी . के . सहगल , उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October, 1997 
S.O . 704 (E ). — Whereas by notification number S.O . No . 193 (E ) dated the 14th March, 1996 issued under sub 
section (1 ) read with clause ( b ) of Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central 
Government had specified at serial number 2 , the setting up of common Effluent Treatment Plant at P - 24 , MIDC , Industrial 
Area, Taloja, District Raigad, Maharashtra of Taloja CETP Co - operative Society Limited, P- 24 , MIDC, Taloja, Taluka 
Panvel, Raigad , Maharashtra , as an eligible project or scheme for a period of two years commencing from the assessment year 
1997- 98; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of one year and enhancing the approved cost from rupees one hundred thirty six lakhs to rupees 
one hundred seventy five lakhs; 

Now therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of setting 
up of common Effluent Treatment Plant at P -24, MIDC , Industrial Arca , Taloja , District Raigad , Maharashtra of Taloja 
CETP Co- operative Society Limited , P -24 , MIDC , Taloja, Taluka - Panvel, Raigad , Maharashtra , at the estimated cost of 
rupees one hundred seventy five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of one assessment year i. e., 
assessment year 1999- 2000 . 

[ No. 10438/ F. No. NC - 95/97] 

V . K . SEHGAL , Deputy Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर , 1997 
का , आ . 705 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना का . आ . 388 ( अ ) दिनांक 19 मई, 1997 में निम्नानुसार संशोधन करती है , यथा 

उपरोक्त अधिसूचना में सारणी के, 


2514/ 17-- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (ii)] 


( ) de 16 a 1957 GRÈ ufuat, RTH ( 3 ) HERTEN TWIST TERT " YER , 
( ख ) क्रम संख्या 17 पर जो स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेन्ट से संबंधित है के स्तम्भ ( 3 ) में " हाई स्कूल " शब्दों के बाद " और एकीकृत ग्राम 
विकास परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम " शब्द जोड़े जायेंगे । 

[ # 10439 /4 . H . - 19 . F . 95 /97 ] 

वी. के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October, 1997 
S .O . 70 $ ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) of Explanation to section 
35AC of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National 
Committee hereby emends the notification of Government of India , Ministry of Finance, (Department of Revenue ), number 
S .O . 388( E ) dated the 19th May , 1997 as follows, namely : 

In the said notification , in the Table, – 
(a ) against serial number 16 relating to Maitri Mandal Trust, in column 3 , after the word "Maharashtra " , the words 

" and Gujarat " shall be inserted ; 
(b) ) against serial number 17 relating to Swami Vivekanand Youth Movement, in column ( 3 ), after the words " High 

School", the words " and socio -economic programme under Integrated Rural Development Project” shall be 
inserted . 

[No. 10439/F . No. NC - 95 /97) 
V . K . SEHGAL , Deputy Secy. 


Printed by the Manager, Govt. ofIndia Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

And Published by the Controller ofPublications, Delhi- 110054 - 1997 


